: 


... 


g 


. 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 चैत्र , 1937 ( श०) 
संख्या 187 राँची, रविवार 

29 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
13 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी.. 101/ 2013 का .. 2390 .. उप विकास आयुक्त , गढ़वा के पद रिक्त रहने के फलस्वरूप 
उपायुक्त , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्रीमती राजेश्वरी बी ., भा .प्र. से. ( झाः2011) अपने कार्यों के साथ अगली 
व्यवस्था तक उप विकास आयुक्त , गढ़वा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या- 1/ पी.. 101/ 2013 का . . 2391 .. उप विकास आयुक्त , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री उमा शंकर 
प्रसाद, झा . प्र. से. अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में योगदान 
करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 187 – 50 । 


